रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.No. D. L.- 33004/99 


FILE 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .-09062020-219837 

CG- DIL - E - 09062020-219837 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 281 ] 
No. 281 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , जून 9, 2020/ ज्येष्ठ 19, 1942 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9 , 2020 / JYAISHTHA 19 , 1942 


वित्त मंत्रालय 


, 


( राजस्व विभाग) 
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 9 जून , 2020 

सं .45 / 2020 केंद्रीय कर 
सा.का.नि. 360( अ). केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) की 
धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, 
खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 193 ( अ ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 10/2020 - केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में “31 मई , 2020 " अंकों और शब्दों के स्थान पर “ 31 जुलाई , 2020 " अंक और 
शब्द रखे जाएंगे । 
2. यह अधिसूचना 31 मई, 2020 से प्रवृत्त होगा । 

[ फा . सं . सीबीईसी-20/ 06/ 03/ 2020 - जीएसटी 

प्रमोद कुमार , 

निदेशक 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 10/ 2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, 

खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 193 ( अ ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 


, 


2476GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( 1 ) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th June , 2020 

No. 45 / 2020 - Central Tax 
G.S.R. 360 ( E ).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and 
Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ) , the Government, on the recommendations of the Council , hereby 
makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue), No.10/ 2020- Central Tax , dated the 21st March, 2020, published in the Gazette 
of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G.S.R. 193 ( E ), dated the 21st 
March , 2020 , namely : 

In the said notification, in the first paragraph, for the figures, letters and words “31st day of May , 
2020 ” , the figures, letters and words " 31st day of July , 2020 ” shall be substituted . 
2 . This notification shall come into force with effect from the 31st day of May, 2020 . 

[ F. No. CBEC - 20/ 06/03/ 2020- GST ] 

PRAMOD KUMAR , Director 
Note : The principal notification No. 10 /2020 -Central Tax , dated the 21st March , 2020 , was published in 

the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i) vide number G.S.R. 193 (E ), 
dated the 21st March , 2020 . 


, 


. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 जून, 2020 

सं.46 / 2020 -केंद्रीय कर 
सा.का.नि. 361 ( अ). केंद्रीय सरकार , एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13) की 
धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय 
माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा 
गया है) की धारा 168 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड -19 महामारी 
के फैलाव की दृष्टि से , परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि उन मामलों में जहां पूर्णत : या भागत: 
प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और जहां उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा ( 7) के 
साथ पठित उपधारा (5 ) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय -सीमा 20 मार्च, 2020 से 
29 जून , 2020 तक की अवधि के दौरान है, ऐसी दशा में , उक्त आदेश को जारी करने के लिए समय -सीमा रजिस्ट्रीकृत 
व्यक्ति से नोटिस का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् पंद्रह दिनों तक या 30 जून , 2020 तक जो भी बाद का हो , विस्तारित 
जाएगा । 
2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त होगा । 

[ फा . सं . सीबीईसी -20/ 06/ 03/ 2020 - जीएसटी] 

निदेशक 


प्रमोद कुमार , 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th June, 2020 


No. 46 /2020 - Central Tax 


G.S.R. 361 ( E ).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and 
Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with 
section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act , 2017 ( 13 of 2017 ), and section 21 of Union 
Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017 ) , in view of the spread of pandemic COVID - 19 


[ भाग II— खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


across many countries of the world including India , the Government, on the recommendations of the 
Council, hereby notifies that in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim , in full or 
in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub - section (5 ), read with 
sub -section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 20th day of March , 2020 to the 
29th day of June, 2020 , in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to 
fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 30thday of June, 2020 , 
whichever is later 


2 . 


This notification shall come into force with effect from the 20th day of March , 2020 . 

[ F. No. CBEC -20/ 06/ 03/ 2020- GST ] 


PRAMOD KUMAR , Director 


, 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 9 जून , 2020 

सं.47/ 2020 केंद्रीय कर 
सा.का.नि. 362( अ). केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13) की धारा 
20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और 
सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की 
धारा 168 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, 
खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235 ( अ ), तारीख 3 अप्रैल , 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 35/2020 केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल , 2020 में निम्नलिखित और संशोधन 
करती है, अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (ii) में , परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा , अर्थात् : 
“ परंतु जहां केंद्रीय माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 138 के अधीन 24 मार्च, 2020 को या पूर्व ई- वे 
बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् समाप्त हो गई है, ऐसे ई- वे 

बिल की वैधता अवधि को 30 जून , 2020 तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा। " 
2. यह अधिसूचना 31 मई , 2020 से प्रवृत्त होगा । 

[ फा . सं . सीबीईसी-20 /06/03/ 2020 - जीएसटी ] 

प्रमोद कुमार, 

निदेशक 
टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) सं. 35/ 2020-केंद्रीय कर , तारीख 

3 अप्रैल , 2020 में संख्यांक सा.का.नि. 235( अ ), तारीख 3 अप्रैल , 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और 
भारत के राजपत्र , असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 274( अ) तारीख 5 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना 
संख्यांक 40/ 2020 -केंद्रीय कर , तारीख 5 मई , 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th June, 2020 


No.47 / 2020 - Central Tax 


G.S.R. 362 ( E).—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and 
Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with 
section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 ( 13 of 2017 ), and section 21 of Union 
Territory Goods and Services Tax Act, 2017 ( 14 of 2017 ) , the Government, on the recommendations of the 
Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.35 /2020- Central Tax , dated the 3rd April, 2020 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number G.S.R. 
235 ( E ), dated the 3rd April, 2020, namely : 

In the said notification , in the first paragraph , in clause (ii), for the proviso , the following proviso 
shall be substituted , namely : - 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


“ Provided that where an e -way bill has been generated under rule 138 of the Central Goods and 
Services Tax Rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and whose validity has expired 
on or after the 20th March, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have 
been extended till the 30 day of June, 2020." . 
This notification shall come into force with effect from the 31st day of May , 2020 . 

[ F. No. CBEC - 20 /06 /03/ 2020 -GST ] 


2 . 


PRAMOD KUMAR , Director 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 

Sub - section (1) No. 35 / 2020 -Central Tax , dated the 3rd April , 2020 vide number G.S.R. 235 ( E ), 
dated the 3rd April, 2020 and was last amended by notification No. 40 /2020 - Central Tax , dated the 
5th May, 2020 , published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 274 (E ), dated 
the 5th May , 2020 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . MANOJKUMAR VERMA VERMA 


Digitally signed byMANOJKUMAR 


Date: 2020.06.09 19:54:29 + 05 30 


